- 


रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


REGISTERED No. D .L.. -- 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजापन 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
. प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 142 
No. 142 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 7 , 2014 / कार्तिक 16 , 1936 
DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2014 /KARTIKA 16 , 1936 


रा. रा . ग . क्षे. दि . सं. 135 
[N . C . T.D .No. 135 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


4 


- 4 


741 


गृह पुलिस (1) / स्थापना विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014 
सं . फा , 1 / 47 / 92 / गृह ( पुलिस - 1 ) / स्थापना / 4734 - 4741. — दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के 
खण्ड ( एस) तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20.3. 1974 की अधिसूचना सं. यू – 11011 / 2 / 74 - यूटीएस (i) के साथ पठित 
दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 (1978 का 34 ) की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल निदेश देते हैं और घोषणा करते हैं कि निम्न अनुसूची में इसके बाद वर्णित क्षेत्र थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली, पुलिस जिला 
नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार से निकाले जाएंगे और 14 नवम्बर , 2014 से लेकर मेले के समापन होने तक एक अलग " थाना भारत अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार मेला 2014, प्रगति मैदान, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार का भाग होंगे । 


अनुसूची 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 प्रगति मैदान थाने के क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र होंगे : 
उत्तर 

मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान । 
उत्तर व पूर्व 

भैरों रोड़ पर रेलवे पुल तक तिलक ब्रिज रेलवे कालोनी और प्रदर्शनी मैदान को अलग 

करने वाली बाउंड्री वाल । 
दक्षिण 

रिंग रोड़ / भैरों रोड़ जंक्शन ( रहित ) से मथुरा रोड़ / भैरों रोड़ जंक्शन ( सहित ) भैरों रोड़ 

पर पुराने किले के पीछे पार्किंग क्षेत्र सहित । 
पश्चिम 

मथुरा रोड़ / भैरो रोड़ जंक्शन ( सहित ). डब्ल्यू पॉइंट (रहित ) तक और मथुरा रोड़ की दोनों 
दिशाओं पर इसके पैदल पथ । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर 

जी . पी . सिंह , अतिरिक्त सचिव, ( गृह ) 


4406 DG/ 2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


me 


HOME POLICE (1)/ ESTABLISHMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


___ Delhi , the 7th November , 2014 


No. F. 1/ 47/ 92 - Home ( Police-I )/ Estt./ 4734- 4741. --In exercise of the powers conferred under Section 10 of 
the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978 ) read with the clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 
(No. 2 of 1974 ), and the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. U - 11011/ 2 /74 -UTL (i) dated 
20 .3.1974 , the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare that the 
areas here - in -after described in the Schedule below , shall be excluded from the jurisdiction of Police Station Tilak 
Marg, New Delhi, Police District New Delhi, and shall constitute the territorial jurisdiction of a separate Police Station 
called the " Police Station India International Trade Fair, 2014 , Pragati Maidan , New Delhi” with effect from 
14th November, 2014 till the conclusion of the Fair :- - 


SCHEDULE 


The territorial jurisdiction of Police Station India International Trade Fair, 2014 , Pragati Maidan , New Delhi 
shall consist of the areas bounded as follows : 


NORTH 


North and East 


SOUTH 


: Metre Station Pragati Maidan. 
: Boundary wall separating the Tilak Bridge Railway Colony and Exhibition Ground 

upio Railway Bridge on Bhairon Road . 
: From Ring Road/ Bhairon Road junction ( exclusive) to Mathura Road / Bhairon Road 

Junction ( inclusive ) including parking area behind Purana Quilla on Bhairon Road . 
: From Mathura Road /Bhairon Road junction ( inclusive) upto “ W ” Point (exclusive) and its 
foot paths on both sides of Mathura Road . 


WEST 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 


G. P. SINGH, Addl. Secy. ( Home ) 


वित्त (राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 7 नवम्बर , 2014 
सं . एफ . 3( 11 ) / वित्त ( क . एवं स्थाप.)/ 2009 - 10 / डीएस VI/ 1041, - दिल्ली मूल्य सवर्धित कर नियमावली, 
2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) की 
धारा 66 की उप - धारा ( 2) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 
उप - राज्यपाल, मूल्य सवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रषासन में सहायता 
करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं ; अर्थात्:-- 


क्रम स० । 


कार्यभार की तिथि 


पदनाम 


- 


अधिकारी का नाम 
श्री / श्रीमती / कु . 
संजीव खिरवार 
संज 


- 


- 


- 


| 1 


1 


23 / 07/ 2014 


आयुक्त मूल्य सम्वर्धित कर 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के नाम तथा उनके आदेष पर, 
रविन्द्र कुमार, उप - सचिव - VI (वित्त ) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 7th November , 2014 
No . F . 3 ( 11)/ Fin ( T & E ))/2009- 10 /DS VI/ 1041.-- In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub 
section (2) ofSection 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), read with rule 47 of the Delhi 
Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the 
following officers , with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax , 
Government ofNationalCapital Territory of Delhi, in the administration of the said Act , namely : 


Appointed as 


S. No. 
01. 


Name of the Officer Sh ./ Smt./Ms. Date of physical joining 
Sh . Sanjeev Khirwar 

23 /07/2014 


Commissioner ( Trade and Taxes ) 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 
RAVINDER KUMAR , Dy. Secy.- V1 ( Finance ) 


Printed by the Manager, Governmentof India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


